निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 ज्येष्ठ 1935 ( श0 ) 
पटना , सोमवार , 3 जून 2013 


( सं० पटना 437 ) 


ऊर्जा विभाग 


- - - - 


अधिसूचना 

28 मई 2013 
सं० प्र०2 / विद्युत धारा - 44 / 2003 - 15 — विद्युत अधिनियम - 2003 की धारा - 176 के अन्तर्गत गठित “अपीलीय 
प्राधिकार को अपील नियमावली - 2004 " के नियम - 3 के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम की धारा -127 के अन्तर्गत अपील 
करने हेतु सभी जिलों के अपर समाहर्ताओं को संबंधित जिलों के लिए अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किया जाता है । 

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 
3. इस क्रम में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या -01 दिनांक 07. 01 . 2010 को विलोपित किया जाता है । 
4. इस पर मा० मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

संदीप पौण्डरीक, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 437 -571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette . bih. nic.in 


